निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 262 ) 


23 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 13 अप्रील 2010 


सं0 16 / ए. 3 - 33 / 09 - 319( दे०चि० ) 

स्वास्थ्य विभाग 


संकल्प 


8 अप्रील 2010 
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटना के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के रूप में उन्नयन हेतु 
अधिग्रहण संबंधी भारत सरकार का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । इस संबंध में भारत सरकार द्वारा 
निम्नलिखित बिन्दुओं पर राज्य सरकार से सहमति की मांग की गई थी : 

( क ) राज्य सरकार महाविद्यालय की वर्तमान भूमि एवं भवन आयुष विभाग, भारत सरकार को समर्पित 
करेगी । 

__ ( ख ) राज्य सरकार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के मानकों के अनुरूप आवश्यकतानुसार अतिरिक्त 
भूमि उपलब्ध कराएगी । 

( ग ) महाविद्यालय के आवर्ती व्यय का 25 प्रतिशत राज्य सरकार अदा करेगी तथा शेष 75 % केन्द्र सरकार 
द्वारा वहन किया जाएगा । 

(घ) राज्य सरकार संस्थान के लिए रू0 पचास करोड़ के पूँजीगत व्यय के अंशदान के लिए सहमति देगी , 
जिसका 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी तथा 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा संस्थान की वर्तमान भूमि एवं 
भवन के वैचारिक मूल्य के रूप में देय होगा । 

( च ) संस्थान की 50 प्रतिशत सीट राज्य के निवासी छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी, जबकि 50 प्रतिशत 
सीट केन्द्र सरकार द्वारा भरा जाएगा । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अप्रील 2010 


( 2 ) इस पर सम्यक विचारोपरान्त संस्थान के उन्नयन एवं अधिग्रहण संबंधी भारत सरकार के प्रस्ताव के 
उपर्युक्त कंडिका ( क), (ग), ( घ) एवं ( च) में राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है तथा कंडिका 
1 ( ख) में भूमि की उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने की सहमति दी गई है । 

(3) उपरोक्त कंडिका (1) ( ग) के संदर्भ में प्रारंभिक आकलन के अनुसार संस्थान के आवर्ती व्यय का 25 
प्रतिशत रू0 1,17,98,000 (एक करोड़ सतरह लाख अनठानवे हजार) राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वहन किया जायेगा , 
जो कालान्तर में आवश्यकतानुसार परिवर्तनीय है । 


आदेशः — आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राम कुमार पाण्डेय, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 262 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic. in 


